PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC. 4, 1984 AGHN. 13, 1906 SAKA) 


1889 


राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर 


दिनांक 26 नवम्बर, 1984 
श्रमांक 1402- ज- (1)-84/31526 -- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
पनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री बुद्ध सिंह , पुत्र श्री भान सिंह, वासी कुल्लड़पुर, तहसील नारायणगढ़ , जिला 
अम्बाला , को रबी , 1973 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ! 

क्रमांक 1401 - ज- ( I)-84/31530.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती राजिन्द्र कौर, विधवा वख्शी अमरीक सिंह, वासी 23 स्टाफ 
रोड़, अम्बाला छावनी , जिला अम्बाला , को रबी , 1984 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शों 
के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 27 नवम्बर , 1984 
क्रमांक 1394 - ज- I) -84/ 31462.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती रवेल कौर, विधवा श्री मुख्तयार सिंह, निवासी भोरक , तहसील पेहवा , 
जिला कुरुक्षेत्र , को रबी , 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक 
कीमत की युद्ध जागीर , सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1462 - ज-(I) -84/31646.-- श्री भरत सिंह, पुत्र श्री डोगर सिंह, गांव रामपुर जटान, तहसील करनाल , 
जिला करनाल, की दिनांक : 25 अप्रैल, 1982 को हुई मृत्यु के परिनामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वो पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संगोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भरत सिंह की 
मुग्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना 

को अधिसूचना क्रमांक 6240 - पार-III - 69/ 1630, 
दिनांक 229 जनवरी , 1970, तथा अधिसूचना क्रमांक 

1970, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- पार-III - 70 / 29505 , दिनांक 8 दिसम्बर , 1970, तथा 
अधिसूचना क्रमांक 1789 - जे-I - 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, . 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती सुख देवी के नाम खरीफ , 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है । 

टी ० आर ० तुली , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 
PLANNING DEPARTMENT 

Notification 

The 30th October , 1984 
No. 57 /2/ 82 - Plg . - In partial_modificatior of Planning Department Notification No. 57 / 2/82-Plg., 
dated 13th October, 1982 , the Governor of Haryana is pleased to nominate the following as members 
of the High Powered Committee constituted to guide and monitor the progress of the revised 20 - Point 
Programme: 
1. Shri Ishwar Singh , Deputy Chairman , 

Official Member 
Planning Board , Haryana 
2. Shri Khursheed Ahmed , 
House No, 506 , Sector 36 - B , 

Non - official member 
Chandigarh 

This issues with the concurrence of the Finance Department conveyed , -vide their U. O..No . 
12/ 58/ 4188/ F.G.-1-84 , dated 30th October , 1984 . 

KULWANT SINGH , 


Financial Commissioner and Secretary 

to Government, Haryana , 

Planning Department. 


